रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


....... 


राष्ट्रीसे डी एल-304 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सयमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 . - उप - खण्ड ( i ) 
PART II- Section 3 - Sub - section (i) 

. . 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29 , 2000 / ज्येष्ठ 8 , 1922 
NEW DELHI , MONDAY , MAY 29 , 2000/JYAISTHA 8, 1922 


- 


- 


मं . 302 ] 
No. 3021 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 मई, 2000 

सं . 81 /2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि. 502( अ ). --- अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले आइसोब्यूटाईल बैंजीन के आयात के मामले में भारत 
के राजपत्र, अमाधारण, भाग -1, खंड - 1, तारीख 28 मार्च, 2000 में प्रकाशित पुनर्विलोकन में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं 
कि 

( क ) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यातित आइसोब्यूटाईल बेंजीन का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम 

किया गया है ; 
( ख ) अन्वेषण की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आइसोब्यूटाईल बेंजीन के आयातों से भारतीय उद्योग को कोई तात्त्विक 

क्षति नहीं पहुची है ; 
( ग ) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए आइसोब्यूटाईल बैंजीन के आयात द्वारा घरेलू उद्योग को कोई क्षति 

कारित नहीं हुई है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ( 5 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड ( i ) में सा. का. नि . सं. 359 ( अ ), तारीख 26 जून, 1998 के 
अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 36/ 98 - सीमाशुल्क , तारीख 26 जून , 1998 को उन बातों के 
मिवाय विखंडित करते हुए जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है । 

[ फा. सं. 354/ 40 /98 -टीआरयू ( भाग 3 ) ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 36 / 98 - सीमाशुल्क दिनांक 26 जून , 1998 भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खंड 3, उप- खण्ड (i) में 
या. का .नि . सं . 359 ( अ ) , दिनांक 26 जून , 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं . 2 /2000 - सीमाशुल्क 
दिनांक 10 जनवरी, 2000 [ सा. का. नि. 27 ( अ ) दिनांक 10 जनवरी, 2000 ] द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


1524GI12000 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[Part II - SIT 3(1) ] 


S 


- 


= - . 


- - : 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th Mav : 2000 

No. 81/2000 -CUSTOMS 


G . S . R . 502(E ). — WHEREAS in the matter of import of Iso -butyl Benzene falling under 
Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), originating in , or 
exported from , China PR , the Designated Authority , vide its final findings in review , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part 1, Section 1, dated the 28th March , 2000, has come to the 
conclusion that -- 


(a ) Iso -butyl Benzene originating in , or exported from , China PR has been exported to 

India below its normal value; 


(b ) the domestic industry has not suffered any material injury from imports of Iso -butyl 

Benzene from China PR during the period of investigation ; 


(c ) no injury has been caused to domestic industry by the exports of Iso -butyl Benzene 

originating in , or exported from , China PR ; 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub -section (1 ), read with sub -section 
( 5 ) of 9A of the said Customs Tariff Act , the Central Government hereby rescinds the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ),No.36 / 98 -Customs dated 26th June, 1998 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide G .S . R . 359 (E ) dated the 26th June, 1998 , 
except as respects things done or omitted to be done before such rescission . 


IF No. 351 /40 / 98 - TRU - Pt-III ] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secv. 


Note :- The Principal notification No . 36 / 98 - Customs dated the 26th June , 1998 was 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide 
G . S .R . 359 ( E ) dated the 26th June, 1998 and was last amended vide notification No.272000 
Customs dated the 10th January, 2000 [G . S . R .27 (E ), dated the 10th January , 2000 ). 


[ भाग 11 - खण्ड 3(1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 मई, 2000 
सं . 80 / 2000 - सीमाशुल्क 


सा . का . नि . 503( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 11962 का 
52 | की धारा 25 की उपधारा (1 | द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि 
इससे उपाबद्ध सारणी के स्तभ । 2 । मे विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मत्रालय 

राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तभ । 3 । की तत्स्थानी 
प्रविष्टि मे विनिर्देष्ट रीति से , और सशोधन किया जायेगा, अर्थात - 


जाने पर कि लोकहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का नियम, 1962 11962 का 


कम स० 


सशाधन 


| अधिसूचना स0 

और तारीख 


110 


21 


J3 ) 


16 / 2000 - सीमाशुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 2000 


उक्त अधिसूचना में , 
| क | सारणी में , 

ii । कम स0 48 के सामने स्तभ । 3 । की प्रविष्टि के पश्चात् 
निम्नलिखित अत स्थापित किया जायेगा , अर्थात् - 

स्पष्टीकरण - संदेह के समाधान के लिए, 
" झींगादाना " का तात्पर्य ऐसे माल से होगा 
___ i | जो बिना किसी योग या बदलाव, यथास्थिति 

झीगादाना जैसा उपयोग किया जा सके , 
ii । जिसम , वजन से , विटामिनों या विटामिन प्रीमिक्सा की 
मात्रा भारत सरकार , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सार्वजनिक 
सूचना स0 2 आरई 20001 / 97 - 2000 तारीख 31 मार्च, 2000 
द्वारा प्रकाशित हैंडबुक आफ प्रोसेड्योर्स 1997 - 2002, भाग II में 
वर्णित मानक इनपुट आउटपुट नोर्स । एसआईओएन । से अधिक 
नहीं है । 

ii । कम स 183 और उससे सबधित प्रविष्टिया के पश्चात 
| निम्नलिखित अत स्थापित किया जायेगा, अर्थात् - 


RIA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II --- SEC. 3(i) ] 

111 12 
1 3 

14 15 16 
" 183क 84 पलेटिनम और राडियम 25 प्रतिशत - 28क ": 

मिश्र धातु से बने बुशिग 

जब उन्हें भारत के बाहरी 
निर्यात किए गए. घिसपिटे 

या क्षतिग्रस्त बुशिग के बदल 
में आयात किया जाए 


ख । उपाबध म शर्त सं 28 और उसस सबधित प्रविष्टियों के 
पश्चात् निम्नलिखित अत स्थापित किया जायगा , अर्थात् - 
.. 28 क यदि , 

1 । बदले में अर्जित बुशिग का आयात बुशिग के भारत 
के बाहर निर्यात की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है, 
ओर 


121 शुल्क की कोई वापसी उनके निर्यात के अवसर पर 
सदत्त नहीं की गई है । 

स्पष्टीकरण - उपर शर्त । । । में निर्दिष्ट आयाता पर शुल्क 
उद्ग्रहणीय हागा, मानो उक्त्त बुशिग का मूल्य 


ii । ऐसे बदले जाने की लागत, अर्थात् 
। क । श्रमिक प्रभार, 

ख । स्वर्ण, प्लंटीनियम और रोडियम , यदि कोई है , की मात्रा 
की लागत जो भारत से बाहर निर्यात किए गए उक्त्त बुशिग में 
अन्तर्विष्टि या रोडियम की सबांगत मात्रा से अधिक है. और । 

ग । आयातकर्ता द्वारा बुशिग के ऐसे बदले जाने के लिए 
एस बुशिग के प्रदायकर्ता को सदत्त किसी अन्य प्रभार के याग , 
आर 
ii । बीमा और दलाई प्रभार, दाना तरफ का , के बराबर है । 


| 18 / 2000 - सीमाशुल्क , उक्त अधिसूचना में , सारणी में कम स० 4 के सामने 
लाराख 1 मार्च, 2000 स्तभ । 3 । की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अतः 

स्थापित किया जायेगा, अर्थात् -- 

स्पष्टीकरण: - सदह के समाधान के लिए, 
" झीगादाना " का तात्पर्य एसे माल से होगा 

i । जो बिना किसी योग या बदलाव, यथास्थिति 
झीगादाना जैसा उपयोग किया जा सके . 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ii । जिसमें , वजन से , विटामिनों या 
विटामिन प्रीमिक्सो की मात्रा भारत 
सरकार , वाणिज्य एव उद्योग मंत्रालय की 
सार्वजनिक सूचना सं0 2 आरई 
20001 / 97 - 2000 तारीख 31 मार्च, 2000 
द्वारा प्रकाशित हैंडबुक आफ प्रोसेड्योर्स 
1997 - 2002, भाग II में वर्णित मानक 
इनपुट आउटपुट नोर्स (एसआईओएन । 
से अधिक नहीं है । 


. 


[ फा . सं. 354/ 29 / 2000 -टीआरयू ] 
टिप्पण 

प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 
1. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं . 

16 / 2000 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 सा . का.नि . 168 अ । तारीख 1 मार्च, 
2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं 
59 / 2000 - सीमाशुल्क , तारीख 12 मई , 2000 [ सा . का. नि . 433 | अ ।, तारीख 12 मई , 

2000] द्वारा किया गया था । 
2 मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना स 18 / 2000 -- सीमाशुल्क , तारीख 
1 मार्च, 2000 . सा का. नि . 170 अ । तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 2000 

___ No . 80/ 2000- CUSTOMS 
G . S. R . 503( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 25 
of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is in the 
public interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the Government of India , 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) mentioned in column ( 2 ) of the Table 
hereto annexed , shall be further amended , in the manner indicated in column (3 )of the said 
Table , namely: 

TABLE 
| S . No Notification No. and date 

Amendment 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
16/ 2000 - Customs, dated the 10 | In the said notification, 
March , 2000 

( a ) in the Table , 
( i ) against S . No. 48 , after the entry in column | 
(3 ) , the following shall be inserted , namely : 

Explanation. . For the removal of 
doubt, “ prawn feed " shall mean goods 

i) which are capable of being used as 

prawn feed , as such without any 

addition or alteration thereto ; and 
ii ) in which the proportion of vitamin 

pre -mixes or vitamins, by weight, 
shall not exceed the standard input | 
output norms ( SION) for prawn feed 
as contained in the Handbook of 
Procedures , 1997 - 2002 Volume-II ) 
published vide Public Notice No . 
2 ( RE 2000 )/ 97 - 2000 dated the 31 * 
March, 2000 of the Government of 
India , in the Ministry of Commerce 
and Industry. 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Piki II — S : 3(1)] 


( ii ) after S .No. 183 and the entries relating 
thereto , the following shall be inserted , 
namely : 


( 1) (2 ) 
“ 183A . | 84 


( 4 ) 
25 % 


(5 ) 
- 


(6 ) 
28A ” ; 


( 3 ) 
Bushings 
made of 
Platinum 
and 
Rhodium 
alloy 
when 
imported 


10 


exchange 
of worn 
out or 
damaged 
bushings 
exported 
out 

of 


India 


(b ) in the Annexure , after condition 

No.28 , and the entries relating thereto , 
the following shall be inserted 

namely : 
“ 28A . If , - 

(1 ) the bushings acquired in 

exchange , are imported , within 
one year of the date of 
exportation of bushings out of 
India ; and 
no drawback of duty has been 
paid on the occasion of their 
export . 


Explanation . On the imports 
referred to in condition ( 1) above, the 
duty would be leviable as if the value 
of the said bushings were equal to 


(i) 


the cost of such exchange , 
that is to say, the aggregate of 


(a ) labour charges ; 


( 411 II - US 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) price charged for that 

quantity of platinum and 
rhodium , if any , which is 
in excess of the 
respective quantity of 
platinum and rhodium 
contained in the said 
bushings exported out of 

India ; and 
(c ) any other charges paid by 

the importer to the 
supplier of such bushings 
for such exchange of 

bushings; and 
the insurance and freight 
charges, both ways.” 


( ii ) 


18 /2000 -Customs, dated the 1st In the said notification , in the Table , against S . 
March , 2000 

No . 4 , after the entry in column (3 ), the 
following shall be inserted , namely : 


Explanation . For the removal of 
doubt, “ prawn feed ” shall mean goods 

i) which are capable of being used as 
prawn feed , as such without any addition 

or alteration thereto ; and 
ii ) in which the proportion of vitamin pre 

mixes or vitamins, by weight, shall not 
exceed the standard input output norms 
(SION ) for prawn feed as contained in 
the Handbook of Procedures , 1997 - 2002, 
Volume- II, published vide Public 
Notice No. 2 (RE 2000 )/97 -2000 , dated 
the 31st March , 2000 of the Government 
of India , Ministry of Commerce and 
Industry . 

(F. No. 351/29 /2000 - TRUJ 

PRASHANT KUMAR SINHA . Under Secy. 
Note : 
1. Notification No . 16 / 2000 -Customs, dated the 15 March , 2000 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary vide GSR 168 (E ), dated the 1st March , 2000 and was last amended by 
notification No.59 /2000 - Customs, dated the 12th May , 2000 (GSR 433 ( E ), dated the 12h May , 
20001 
2 . Notification No . 18 / 2000 - Customs, dated the 1st March , 2000 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary vide GSR 170 (E ), dated the 1st March , 2000 and was last amended by 
notification No. 45 /2000 - Customs, dated the 17th April, 2000 (GSR 338 ( E ), dated the 17th April, 
20001 

Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 


and Published by the Controller of Publications . Delhi- 110054 . 


